निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 554) 


5 आश्विन 1933 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 27 सितम्बर 2011 


उद्योग विभाग 

- - - 
शुद्धि पत्र 

2 सितम्बर 2011 
सं0 3 / उ०स्था०( प्रो०) 21 / 98 - II - 4351 — उद्योग विभाग से निर्गत अधिसूचना संख्या 3699 से 3703 एवं 
3706 द्वारा प्रोन्नत तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए एक शर्त टंकण भूल के कारण टंकित नहीं हो सका है । 

अतः अधिसूचना संख्या 3699 से 3703 एवं 3706 द्वारा प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में निम्नांकित शर्त भी 
पढ़ा जाय : 

उक्त अधिसूचना द्वारा प्रोन्नत तकनीकी पर्यवेक्षकों की प्रोन्नति माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर 
सीडब्लू०जे०संख्या - 17484 / 2008 के अंतिम न्यायादेश से प्रभावित होगा । 

बिहार राज्यपरल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 554 -571 + 10- डी0टी0पी01 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


